सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या - 917 राँची, मंगलवार, 


28 नवम्बर , 2017 (ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
20 नवम्बर , 2017 


संख्या -10/ फार्मेसी-08-16/ 2012- 319 (10) - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
सिविल अपीलवाद-8121/2004 में दिनांक 3 जुलाई, 2017 को पारित न्यायादेश के 
आलोक में पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०- 10 / फार्मेसी- 08 -16/ 2012 -182 (10) दिनांक 
18 जुलाई, 2017 द्वारा निबंधक - सह -निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड राज्य रजिस्ट्रेशन 
ट्रिब्यूनल फार्मेसी, राँची द्वारा कुल 3316 फार्मासिस्टों का निबंधन एवं नवीकरण को 
रद्द किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 28 नवम्बर, 2017 


उक्त न्यायादेश में पारित निदेश के अनुसार नये सिरे से फार्मासिस्टों के 
निबंधन व नवीकरण की कार्रवाई की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर त्रिपाठी , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 919- 100 


